निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना, ६ मावण 1,33 (ros on 


( सं0 पटना 368 ) 


6 श्रावण 1933 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 28 जुलाई 2011 


सं0 3एफ - 1 - 04 / 2003 - 6926/वि0 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


संकल्प 


27 जुलाई 2011 


विषयः — राज्य के सरकारी सेवकों को देय मातृत्व अवकाश 90 दिनों से बढ़ाकर 135 दिन करने एवं 


पितृत्व अवकाश 15 (पंद्रह ) दिन करने की स्वीकृति के संशोधन के संबंध में । 


उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0 2498 , दिनांक 12 अप्रील 2007 की कंडिका 4 ( घ ) 


के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि - “ मातृत्व/पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही 


अनुमान्य होगा । इसके संबंध में यह स्पष्ट करने की अपेक्षाएं हो रही है कि मातृत्व /पितृत्व अवकाश का 
लाभ सेवा पूर्व जन्मे संतान के अलावे सेवा काल में जन्मे दो संतानों के लिए उक्त अवकाश अनुमान्य 


होगा या नहीं । 


___ अतएव उक्त संकल्प की कंडिका -4 (घ) को निम्नरूप में स्पष्ट किया जाता है - मातृत्व /पितृत्व 


अताए 


d3dd 


कलप 


नरूप 


स्पष्ट किया जात 


अवकाश कर्मचारी के जीवित संतान की संख्या दो से कम होने पर स्वीकृत की जाती है । यदि सेवा में 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 जुलाई 2011 
आने के पूर्व कोई संतान हो और सेवाकाल में भी संतान पैदा हुई हो तो संतानों की सकल संख्या दो से 


कम होने पर ही यह अवकाश अनुमान्य होगा , अर्थात् दोनों स्थिति में मात्र दूसरी संतान होने तक ही 
मातृत्व/पितृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी । सकल संतान दो से अधिक होने या तीसरी संतान की स्थिति 
में मातृत्व /पितृत्व अवकाश देय नहीं होगा । तीसरी संतान के मामले में सरकारी सेवक को अर्जित 


पकल 


अवकाश लेना होगा । 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


सरका 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 368-571+ 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


